a foret 1-(* )- 12 


- 12 


REGISTERED NO. D -( D ) - 76 


III 


-यप 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 

* I - W31 
PART 1- Section 1 


after a ffrey 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


No 133 ] 
No. 133 ] 


of foreit , # TATT, 18 8 , 1975/ 197€ 17, 1897 
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 1975/ ASĄDHA 17 , 1897 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato paging given to this part in order that it may be filed 

u keparate compilation 


. 


ULL 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 8th July 1975 
No. F . 2 (12)-NS / 75. — The President hereby makes the following rules further to amend 
the Post Office (Recurring Deposits ) Rules , 1970 , namely : 

1. (1) These rules may be called the Post Office (Recurring Deposits ) (Third Amend 
ment ) Rulcs , 1975 . 

(2) They shall come into force immcdiately . 
- 2 .. In the Post Office (Recurring Deposits ) Rules, 1970 — 
(a ) rule 4 shall be renumbered as sub- ruilc ( 1 ) thercof and after sub - rule ( 1) 19 

so renumbered , the following sub -rulc shall be inserted , namely — 
" (2 ) Notwithstanding anything contained in sub- rule ( 1), on the expiry of the 

period of 5 years from the date of the first deposit, the account holder 

may at his option - -- 
(1) continue to make the deposit in his account,, or 
(ii) avail of the facility of keeping the maturity value of the deposits that 

stands in his crcdit in the account for a further period upto a maximum 
of 5 years ." 


( 863 ) 


THE GAZETTE OF INDLA EXTRAORDINARY [ PART 1 & ve. W 


(b ) after sub - rulc (2 ) of rule 9 , the following sub-rules shall be inserted , namely : 
( 3) The amount, inclusive of interest , payable at the end of each completed 

period of one year after the date of maturity , shall be as specificd in 
Table A or Tablo B below , as the case may be : 


TABLE A 


Amounts repayable when deposit are continued to be made after the date of maturity . 


Number of completed year (s) for 
which deposit is continued to be 
made after the date of maturity 


Denomination of the account 
Rs. 10 Rs. 50 Rs. 100 


Rs. 5 


Rs. 500 


I Year 
2 Years 
3 Years 
4 Years 
5 Years 


Rs . 
472 .00 
578. 50 
694 50 
821. 00 
958 .65 


Rs . 
944 . 00 
1157 00 
1389 . 00 
1642 .00 
1917 30 


Rs . Rs . Rs . 
4720. 00 9440 . 00 47200 00 
5785 . 00 11570 .00 57850 -00 
6945. 00 13890 . 00 69450 . 00 
8210 . 00 16420 00 82100 . 00 
9586 . 50 19173 . 00 95865 . 00 


NOTE 1. - If an account is discontinued without completing a full year, then the amount 

payable would be the amount shown for the previous completed year period , 

plus the actual amount of deposits made thereafter. 
Note 2 . — The amount payable on an account opened before 23rd July , 1974 and 

continued after maturity shall be in the same proportion to the values set 
out in the Tablo A as its maturity value has to an account of the same 

denomination opened after 23rd July , 1974 . 
NOTE 3 .- - The amounts payable on accounts of other denominations specified in rule 5 

shall be proportionate to the values set out in the Table A . 


TABLE B 
Amounts repayable when maturity value of an account is not withdrawn after the date 
of maturity . 


Number of completed years for which 
deposits are not withdrawn after the 
date of maturity 


74- 142 - 


+ 


11 + 


1242 


+ 


1u 


n 


4 


+ 


1 


4 


+ 


Less than 1 year 
I year and above but less than 2 years 
2 years and above but less than 3 years 
3 years and above but less than 4 years 
4 ycars and above but less than 5 years 
5 years 


Denomination of the Account 
Rs . 5 Rs . 10 Rs. 50 Rs. 100 Rs . sco 
Rs. Rs. Rs. Ro. Rs. 

750 . 00 3750 . 00 7500 . 00 37500 . co 
409 . 70 819 - 40 4097 .co 8194 CO 46970 -CO 
447 . 60 895 . 20 4476 . co 8952 . CO 44760 .co 
489. 00 978 . CO 4850 . co 9780. co 48 $ co . co 
534 . 20 1C68. 40 $ 342 . 00 1C684 . CO 53420 . 00 
583 . 65 1167 * 30 5836 . 50 11673 CQ 58365 . 00 


NOTE 1 . — The amount payable on an account opened before 23rd July , 1974 shall be 

in the same proportion to the values set out in the Tablo B as its maturity 
value has to an account of the same denomination opened after 23rd July , 

1974 , 
Not 2. — The amount payable on account of other denominations specified in rule 5 

shall be proportionate to the values set out in tho Table B " , 


K . N . ROW , Jt. Sccy. 


[ PART I - SEC. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


865 


वित्त मंत्रालय 
( प्राधिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नयी दिल्ली, 8 जुलाई, 1975 
सं०एफ० 2 ( 12)-- -- एम०एस० / 75..---- राष्ट्रपति एतद्वारा डाकघर ( प्रावर्ती बचत ) 
नियमावली , 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : -- 
1. ( 1 ) इन नियमों को ताक घर ( आवर्ती जमा ) ( तीसरा संशोधन ) नियमावली , 

_ 1975 कहा जाएगा । 
( 2) ये तस्काल लागू होंगे । 
2. डाक घर बचत ( प्रावर्ती जमा ) नियमावली , 1970 में - - 
( क ) नियम 4 की संख्या को बदल कर उसका उपनियम ( 1 ) बनाया जाएगा प्रोह 
इस प्रकार पुनसंख्याकित उपनियम ( 1 ) के बाद निम्नलिखित उपनियम 

जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 
" उप नियम ( 1 ) में किमी बात के होते हुए भी , पहली जमा की तारीख 

से 5 वर्ष कीअवधि समाप्त होने पर खातेदार स्वेच्छा से : -- - 
( i) अपने खाते में रकम जमा करना जारी रख सकेगा, या 
( i ) अपने खाते में जमा रकम के परिपक्वता मूल्य को 5 वर्ष की और 

अधिकतम अवधि के लिए जमा कर रखने की सुविधा प्राप्त कर सकेगा । 
( ख ) नियम 9 के उपनियम ( 2 ) के बाद निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा , 

अर्थात् :--- 
" ( 3 ) परिपक्वता की तारीख के बाद पूरे एक वर्ष की अवधि के अन्त में व्याज 

सहित देय रकम का ब्यौरा नीचे , यथा स्थिति , सारणी "क " और " ख " में 
दिया गया है : - - 

सारणीक 
जब परिपक्वता की तारीख के बाद की रकमें जमा कराना जारी रखा जाए । 


खाते से जमा कराये जाने वाली किस्त की 

रकम 


पूरे किये गये वर्ष ( वर्षों ) 
की संख्या जिनमें परि 
पक्वता की तारीख के बाद 
रकमें जमा कराना 
जारी रखा गया हो 


1 


5 रु० 


10 रु . 


50 रु० 


100 ० 


500 रु० 


1 वर्ष 


. 


. 


472 . 00 944 . 00 
578. 50 1157 . 00 


4720 . 00 9440 . 00 47200 . 00 
5785 . 00 11570 . 00 57850 . 00 


2 वर्ष 


866 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART I - - SEC . 1 ] 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


__ 5 रु . 


10 रु . 


50 रु. 


100 रु . 


500 रु० 


. 


. 


3 वर्ष 
4 वर्ष 
5 वर्ष 


4 वष 


694. 50 1389 . 00 6945 . 00 13890 . 00 69450 . 00 
82 1 . 00 1642 . 00 8210. 00 16420, 00 82100 . 00 
958 . 65 1917 . 30 9586 . 50 19173 . 00 9586 5 . 00 


. 


. 


टिप्पणी 1 : ---- यदि एक वर्ष पूरा होने से पहले खाता बन्द कर दिया जाए तो वह रकम दी जाएगी 

जो पिछले पूरे वर्ष के लिए निर्धारित की गयी है और इसके साथ उसके बाद 

जमा करायी गयी रकमें भी जोड़ी जाएंगी । 
टिप्पणी 2 :-- - 23 जुलाई , 1974 से पहले खोले गये और परिपक्वता की तारीख के बाद जारी 

रखे गये खातों पर सारणी " क " में उसी किस्त के खाते के परिपक्वता मूल्य के 
अनुपात से हो रकम दी जाएगी जो 23 जुलाई , 1974 के बाद खोल 

गया हो । 
टिप्पणी 3 : ---- नियम 5 में निर्दिष्ट अन्य किस्तों के खातों पर सारणी " क " में उल्लिखित मल्यों 

के अनुपात से रकम दी जाएगी । 


सारणी ब 
जब खाते की परिपक्वता की तारीख के बाद किसी खाते का परिपक्वता मुल्य न लिया जाय 

उस अवस्था में देय रकम 


खाते में जमा करायी जाने वाली किस्त 

की रकम 


पूरे किये गये वर्ष जिनके 
लिए परिपक्वता की 
तारीख के बाद जमा 
रकमें वापिस न ली 
जाएं 


2 


5 रु० 


10 रु० 


50 रु० 


100 रु० 


500 रु० 


375 . 00 


750 . 00 3750 . 00 7500 . 00 37500 . 00 


एक वर्ष से कम . 
एक वर्ष और इस से 
अधिक लेकिन दो वर्ष 
से कम 
दो वर्ष और इस से 
अधिक पर तीन वर्ष 
से कम 


409 . 70 


819 . 404097 , 00 8194 . 00 40970 . 00 


447 . 60 


895 . 20 


4476 . 00 8952 . 00 44760 . 00 


[ PART I - SEC. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


866 / 1 


2 


5 


10 रु . 


50 रु . 


100 रु . 


500 रु० 


तीन वर्ष और इस से 
अधिक पर चार वर्ष 
से कम 


479 . 00 


978. 00 4890 . 00 9780. 00 48 , 900 . 00 


चार वर्ष और इस से 
अधिक पर 5 वर्ष से 
कम . . 
5 वर्ष . . 


534 . 20 1068 . 40 5342 . 00 10, 684 . 00 53, 420 . 00 
583 . 65 1167 . 30 5836 . 30 11 , 673. 00 58, 365 00 


टिपणी 1. ---- 23 जलाई , 1974 से पहले खोले गये खानों के सत्रमें , मारगी 3 में उल्लिखित 

उसी किस्त के खाते के परिपक्वता मूल्य के अनुपात मे रकम दी जायगी जो 

23 जलाई , 1974 के नाद खोला गया हो । 
टिप्पणी 2. - - निमम 5 में निर्दिष्ट अन्य किस्तों के बातो के संबंध में गारणी 5 में उल्लिखित 

मल्यों के बराबर रकम दी जाएगी । 


के० एन० राव , मंयुक्त सचिव । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI , 1975 


